निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 755 ) 


28 अग्रहायण 1933 ( श ) 
पटना, सोमवार , 19 दिसम्बर 2011 


विधि विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

22 नवम्बर 2011 
सं0 ए0 / योo निगम अधि0 - 24 /11-8441/ जे0 — बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011 ( Bihar State 
Litigation Policy 2011 ) के अध्याय- XI की कंडिका 11 ( बी )(1 ) में निहित प्रावधान के आलोक में राष्ट्रीय 
स्तर के सभी मुकदमों का नियंत्रण एवं अनुश्रवण कार्य सीधे महाधिवक्ता बिहार के नियंत्राधीन होगा । उच्चत्तम 
न्यायालय और राष्ट्रीय स्तर के संवैधानिक प्राधिकारों सम्बन्धित वादों की देख रेख के लिए दिल्ली में एक 
विधिक कोषांग होगी । यह कोषांग महाधिवक्ता के निदेश ( Guidance ) में कार्य करेगा और उसका 
प्रशासनिक नियंत्रण अपर सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी जो दिल्ली में पदस्थापित होगें के अधीन रहेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 755-571 + 25 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih. nic.in 


